रजिस्ट्री संडी एल - 33001/99 


REGD . NO. D . L. 33001/ 99 


मेयपक्ष 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 12 ] 
No. 12 ] 


मई दिल्ली, शनिवार , मार्च 22, 2003 / चैत्र 1, 1925 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 22 , 2003 /CHAITRA 1, 1925 


- - 


JAPAN 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that itmay be filed as a separate compilation 


भाँग I -- खण्ड -- उप - खण्ड (1) 
PART II Section 3. Sub-section (1) 


2 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संपराज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधिके अंतर्गत 

बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप -नियम आदि सम्मिलित हैं ) 
General Statutory Rules ( Including Orders, Bye -laws etc. of a general character ) issued by theMinistries of the 
Governmentof India ( other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the 

Administrationsof Union Territories) 


विस एवं कंपनी कार्य मंत्रालय 

( व्यय विभाग ) 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2003 
सा . का .नि . 124. - वित्त मंत्रालय ( व्यय विभाग ) के 29 - 06 - 2002 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सा. का. नि . 236 दिनांक 
14- 06 - 2002 में लेखा - परीक्षक के पद हेतु अनुसूची के कालम 12 (1) ( ख ) पांचवी पंक्ति में दिखाए गए शब्द होगी । व उन शब्दों के बीच निम्न 
शब्दों को जोड़ा जाए : 
जो व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वे अपनी पारस्परिक वरीयता क्रम में होंगे, 

[ फा. सं. ए - 12018/7/ 2001 - ई जी ] 

__ महेन्द्र कुमार , उप सचिव 
MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Expenditure ) 

· CORRIGENDUM 

New Delhi, the 10th March , 2003 
G . S . R . 124 . - In the Ministry of Finance (Department of Expenditure) Gazette Notification GSR 236 dated 
14 -6 -2002 . published on 29 -6 - 2002 , the following wordsbe added in the Schedule for the post of Auditor, column 12 (i) (b ), 
after the word " those appearing in ninth line : 
___ " who qualify the examination will be in the order of their inter - se seniority, those " 

____ E. No. A- 12018 /7/ 2001- EG) 

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy . 
649GH/2003 

(645) 


. .. .. . .. ... .. . 


. . ... . 


. . 


. . ..... ... . . . ... . . .. 


. 


646 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003/ CHAITRA 1, 1925 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


. . 


स्वास्थ्यभार परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2003 
सा . का .नि . 125. --- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान 
महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक ( त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान ), उपाचार्य (त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग 
विज्ञान ) और आचार्य ( त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ 
प्राध्यापक ( त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान ), उपाचार्य ( त्वचा रोगें विज्ञान और रति रोग विज्ञान ) और आचार्य ( त्वचा रोग विज्ञान और रति 
रोग विज्ञान ) भर्ती नियम, 2002 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान . - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा और अन्य अर्हताएं आदि उक्त पदं पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : -- वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति . - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

___ अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सेवा में जोड़े 
आधार पर आयु- सीमा 

गए वर्षों का 
चयन या 

फायदा अनु 
चयन - सह 

ज्ञेय है या नहीं 
ज्येष्ठता अथवा 

अचयन पद 
1 2 3 4 

5 
आचार्य 1 * 

साधारण 18600 - 500 - लागू नहीं 50 वर्ष से अधिक नहीं 
( त्वचा रोग ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 22100 रु. होता सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विज्ञान , रति * कार्यभार के समूह क और 

जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
रोग विज्ञान आधार पर राजपत्रित प्रैक्टिस 

5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
और कुष्ठ परिवर्तन किया अननु - बंदी भत्ता 

टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
रोग ) जा सकता है । सचिवीय 

निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , 
नागालैंड , त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले 
के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ।) 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 22 , 2003 / चैत्र 1, 1925 


647 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


.. 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


. 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं . 
प्रोगत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं 


. 


. 


. 


- 


- 


. 


.. 


. . . 


.. 


- 


- . 


- 


- 


- 


. . 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए एक वर्ष। 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्प अहंता । 

और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर मा भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम . डी. ( त्वचा रोग विज्ञान और 

रति रोग विज्ञान )/ एम . डी .( त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान और कुष्ठ 
रोग)/ एम. डी. ( त्वचा रोग विज्ञान )/ एम . डी . (त्वचा रोग विज्ञान जिसमें रति 
रोग विज्ञान सम्मिलित है )/ एम. डी. ( त्वचा रोग विज्ञान जिसमें रति रोग 
विज्ञान कुष्ठ रोग सम्मिलित है ) डी बी डी या डी डी सहित एम. डी. 

( आयुर्विज्ञान ) या समतुल्य । 
(iii ) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 

4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था 

में उपाचार्य/ सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिण्ण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 
वांछनीय : - इन्डैक्स मैडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओंमें अनुक्रमांकित कम से कम चार 
अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वास भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 
जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


.-- 


. 


.... 


प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा । 

12 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा 
भी है : 
I. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ कानूनी निकायों/ 
स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क )(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; 

या 
( l) जिन्होंने 16400 - 20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ ( 8 ) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले 

व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
II. उपाचार्य ( त्वचा रोग विज्ञान , रति रोग विज्ञान, कुष्ठ रोग विज्ञान 

की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी 


. 


... 


. 


. 


- 


-.. 


648 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22, 2003/CHAITRA1, 1925 


| PART II - SEC . 3(i)] 


। 


. 


12 


में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ 
विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए 

चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा; 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या 
किसी अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया 
३ वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत 
अल्पकालिक संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त 
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14 


पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति , प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ , प्रशासन 

- अध्यक्ष करना आवश्यक है । 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
___ अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 


उपाचार्य 


1 2 3 4 

साधारण 16350 - 450 - लागू नहीं 
( त्वचा रोग ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 18600 होता 
विज्ञान, रति * कार्यभार के समूह क 500 
रोग विज्ञान आधार पर राजपत्रित , 20100 रु. 

और कुष्ठ परिवर्तन किया अननु और 
रोग ) जा सकता है । सचिवीय । प्रैक्टिस 

बंदी भत्ता 


50 वर्ष से अधिक नहीं 
सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी ( भ कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिलें तथा चम्बा- जिले 
के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है । ) 


- 


___ 10 


___ 8 
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 

और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए एक वर्ष । 


[ भाग 1 - खण 


भारत का राजपत्र : मार्च 22 , 2003 / चैत्र 1, 1925 


649 


-- 


8 


( ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एम. डी. ( त्वचा रोग विज्ञान और 
रति रोग विज्ञान )/ एम. डी . ( त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान और कुष्ठ 
रोग )/ एम. डी. ( त्वचा रोग विज्ञान )/एम. डी. ( त्वचा रोग विज्ञान जिसमें रति रोग 
विज्ञान सम्मिलित है )/ एम . डी. ( त्वचा रोग विज्ञान जिसमें रति रोग विज्ञान और 
कुष्ठ रोग सम्मिलित है )/ डी वी डी या डी डी सहित एम . डी . ( आयुर्विज्ञान ) या 
समतुल्य । 
(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त . 
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ ज्येष्ठ प्राध्यापक। 
प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव । । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिष्ण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 
वांछनीय : - इनडैक्स मैडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम 
चार अनुसंधान प्रकाशन । 


___ 12 


11 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 
जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 
I केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों/ कानूनी निकायों/ 

स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 

( ii ) जिन्होंने 14300 - 18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान 

वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ ( 8 ) के अधीन सीधे भर्तीकिए जाने वाले 

___ व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
II . ज्येष्ठ प्राध्यापक (त्वचा रोग विज्ञान, रति रोग विज्ञान , कुष्ठ रोग ) 

की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारियों पर भी जिन्होंने उस श्रेणी 
में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार 
किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो 

जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या 
किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया 3 वर्ष 
से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


. 


14 


650 THE GAZETTE OFINDIA : MARCH 22, 2003/CHAITRA 1 , 1925 

[ PART II - SEC . 3(i)] 
13 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समितिः प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन 

- अध्यक्ष करना आवश्यक है । 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल , चंडीगढ़ 

- सदस्य 
4 . संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष , 

सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 


1 


नहीं 


1 2 3 4 

5 
ज्येष्ठ प्राध्यापक 1 * साधारण 14300 -400 - लागू नहीं 
( त्वचा रोग ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 15900 - होता 
विज्ञान , रति * कार्यभार के समूह क 450 
रोग विज्ञान आधार पर राजपत्रित 18150 रु . 

और कुष्ठ परिवर्तन किया अननु - और 
रोग ) जा सकता है । सचिवीय । प्रैक्टिस 

बंदी भत्ता 


50 वर्ष से अधिक नहीं 
सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
‘ जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले 
के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ।) 


10 . 


लागू नहीं होता 


एक वर्ष 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूचियों में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 

और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. डी. ( त्वचा रोग विज्ञान और 
रति रोग विज्ञान )/ एम . डी . ( त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग विज्ञान और कुष्ठ 
रोग )/एम. डी. ( त्वचा रोग विज्ञान )/ एम . डी. ( त्वचा रोग विज्ञान जिसमें रति रोग 
विज्ञान सम्मिलित है ) / एम. डी . ( त्वचा रोग विज्ञान जिसमें रति रोग विज्ञान और 
कुष्ठ रोग सम्मिलित है )/ डी वी डी या डी डी सहित एम. डी. ( आयुर्विज्ञान ) या 
समतुल्य । 
(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त 
सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापकारजिस्ट्रार/ सीनियर 
रेजिडेंट/ परिदर्शक / ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिपण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 22 , 2003 / चैत्र 1, 1925 


651 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


14 


- 


- 


- 


13 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समितिः प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- अध्यक्ष करना आवश्यक है । 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान , चंडीगढ़ प्रशासन – सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल , चंडीगढ़ 

- - सदस्य 
4 . संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष , 

सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल , चंडीगढ़ 

- सदस्य 

[ सं. V -24011/9/2002 - एम ई डेस्क II ] 

एस . के . मिश्रा, अवर सचिव 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


(Department of Health ) 


New Delhi, the 4th March, 2003 
G . S . R , 125 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Lecturers (Dermatology and 
Venereology ), Reader (Dermatology and Venereology ), and Professor (Dermatology and Venereology ), in the Government 
Medical College and Hospital, Chandigarh , namely : 

1. Short title and commencement . - - (1) These rules may be called the GovernmentMedical College and Hospital , 
Chandigarh , Senior Lecturers (Dermatology and Venereology ), Reader (Dermatology and Venereology ) and Professors 
( Dermatology and Venereology ), Recruitment Rules, 2003 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Numher of posts, classification and scale of pay . — The number of the said posts , their classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the said Schedule . 

3. Method of recruitment, age limit , qualifications etc . — The method of recruitment, age limit, qualifications 
and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) of the said Schedule . 

4 . Disqualification . — No person , - 

(a) who has entered into or contracted amarriage with a person having a spouse living; or 

(b) who having a spouse living, has entred into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operative of this rule . 

5 . Power to relax. -- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may , by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

6 . Savings. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Other Backward Classes, Ex -servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this 
regard . 


652 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003/CHAITRA 1, 1925 


[Part II— Sec . 3( )] 


. 


. 


Nameofpost 


Scale of pay 


SCHEDULE 
Number of post 

Classification 
2 

3 
01* ( 2002) 

General Central Service 
* Subject to variation Group ‘ A ’ Gazetted 
dependent on workload Non -Ministerial 


1. Professor 

(Dermatology , 
Venereology and 
Leprosy ) 


Rs. 18,600 -500 - 22 , 100 / 
plus Non -practicing 
Allowance 


Age limit for direct recruits 


- 


- 


. 


Whcthcr selection bymerit 
or selection -cuni- seniority 
or Non - selection post 


.. 


Whether benefit of added years of 
Service admissible under rule 30 
of the Central Civil Services 
(Pension ) Rules , 1972 . 


-- 


-- 


5 
Not applicable 


Yes 


Not exceeding fifty years . 
(Relaxable for Government servants upto five years 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Aninachal Pradesh , Mizoram ,Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub - division of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether age and Period of 
educational qualifica - probation , if any 
tions prescribed for 
direct recruits will 
apply in the case of 
promotees 


Method of recruitment 
whetherby direct 
recruitment or by pro 
motion or by 
deputation /absorption 
and percentage of the 
posts to be filled 
by various methods 


9 


Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica - recruits 
tions : Yes 


Promotion /deputation 
( including short term 
contract) failingwhich 
by direct recruitment. 


Essential : 
(1) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 

MedicalRegister; 
(ii) M . D . (Dermatology and Venereology )/ 

M .D . (Dermatology , Venereology and 
Leprosy )/M . D . (Dermatology )/ M . D . 
(Dermatology including Venereology )/ 
M . D . (Derniatology including 
Venereology /Leprosy )/M .D . (Medicine) 
with D . V . D . or D . D . from a recognized 
University / Institution or equivalent. 


. Th 


. 


. . ed 


En 


( 471 II - tous 3 (1) ] 


yra 67 799 : HT€ 22 , 2003 /# 1, 1925 . 


653 


MENN 


(ü ) Ten years experience in the profession 

after acquiring postgraduate 
qualification , out of which four years 
should be as Reader / Associate 
Professor in a Recognized Medical 

College/ Teaching Institution . 
Note 1 : 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The qualification (s) regarding experience is / 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 
Desirable : 
Minimunu four Research Publications indexed 
in Index Medicus/National Journals and one 
Research Publication In International Journals. 


In case of recruitment by promotion deputation / 
absorption , grades from which promotion / 
deputation /absorption to be made 


Ifa Departmental Promotion 
Committee exists ,what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission is to be consul 
ted in making recruitment 


( 12 ) 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
is necessary on each 
occasion . 


Promotion /Deputation (including Short- term 
contract) 
1. Officers of the Central/State Governments/ 

Union Territories/ Statutory Bodies/Auto 
nomous Organizations Research Institu 
tions : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 
basis; 

OR 
( ii ) with two years regular service in 

posts in the scale ofpay of Rs. 16400 

20000 /- or equivalent; and 
(b ) possessing the educational and other 

qualifications prescribed for direct 

recruits under column (8 ). 
II. The Departniental Officer in the grade of Reader 

(Dermatology , Venereology and Leprosy ) with 
two years regular service in the grade will also 
be considered alongwith outsiders and in case 
he/she is selected for appointment to the post, 
thie same shall be deemed to have been filled by 
promotion . 


Group A Departmental 
Promotion Committee ( for 
considering confirmation ) : 
1.Home Secretary , Chandigarh 

Administration Chairman 
2 . Secretary,MedicalEducation 

and Research , Chandigarh 

Administration Member 
3. Principal , GovernmentMedical 

College and Hospital , 
Chandigarh - -Member 


649 G1/ 2003 – 2 


654 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003 /CHAITRA 1, 1925 


[PART II - SEC. 3 (1)] 


( 12) 
The Departmental Officer in the feeder category 
who are in the direct lineof promotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointment by 
promotion . 
(Period of Deputation / Contract including period 
ofDeputation /Contract in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appointment in 
the same or some other organization /department 
of the Central Government, shall ordinarily not 
exceed five years. The maximum age limit for 
appointment by deputation (including short-- 
term contract ) shall be not exceeding fifty six 
years as on the closing date of the receipt of 
applications ) 


2. Reader 

(Dermatology 
Venereology and 
Leprosy ) 


01 * ( 2002 ) 
* Subject to variation 
dependenton workload . 


General Central Service 
Group A Gazetted , 
Non -Ministerial 


Rs. 16350 -450 - 18600 - 500 
20100 /- PLUS 
Non -practicing 
Allowance 


Not applicable 


Yes 


Not exceeding fifty years . 
(Relaxable for Government servants upto five years 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the CentralGovernment.) 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh ,Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub -division of Chamba district of Hiniachal Pradesh , 
Andainan and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


9 ) 


( 11 ) 


( 10 ) 
Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica- recruits 
tions : Yes 


Promotion /deputation 
( including short term 
contract ) failing which 
by direct recruitment. 


Essential : 
(1) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 (102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 

MedicalRegister 
(ii ) M . D . (Dermatology and Vencreology ) 

M . D . ( Dermatology and Venereology and 
Leprosy )/ M .D . (Derinatology /M . D . 
( Dermatology including Venereology ) 
M . D . (Dermatology including 


( 471 II - CUS 3(1) ] 


11a PT 79147 : Href 22, 2003, 


1, 1925 


655 


Venereology/Leprosy )/M .D . (Medicine) 
with D . V . D . or D .D . from a recognized 

University / Institution or equivalent. 
(iii ) Five years teaching experience in the 

concerned speciality after acquiring 
postgraduate qualification as Assistant 
Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a 
recognized Medical College/ Teaching 

Institution . 
Note 1 : 
Qualifications are relaxable atthe discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The qualification ( s) regarding experience is/ 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 
Desirable : 
Minimum four Research Publications indexed 
in Index Medicus /National Journals. 


( 12 ) 
Promotion /Deputation (including Short -term 
Contract) : 
1. Officers of the Central/State Governments / 

Union Territories /Statutory Bodies/Auto 
nomous Organizations/Research Institu 
tions :-- - 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 
basis 

OR 
(ii) with two years regular service in 
posts in the scale of pay of Rs. 14300 

18300 / - or equivalent; and 
(b ) possessing the educational and other 

qualifications prescribed for direct 

recruits under colunin (8 ). 
II. Tlie Departmental Officer in the grade of Senior 

Lecturer (Dermatology , Venereology and 
Leprosy ) with two years regular service in the 
grade vill also be considered alongwith 
outsiders and in case he/she is selected for 
appointment to the post, the same shall be 
deemed to have been filled by promotion . 


. (13) 
Group A Departmental 

Consultation with Union 
Promotion Committee ( for Public Service Commission 
considering confirmation ) : is necessary on each 
1. Home Secretary , Chandigarh occasion . 

Administration Chairman 
2 . Secretary , Medical Education 

and Research , Chandigarh 

Administration Member : 
3. Principal ,Government Medical 

College and Hospital , 

Chandigarh - Member 
4 . Professor and Head nf the 

concerned De 
Gover 

llege 
- Menber 


of 


an 


656 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003 /CHAITRA 1, 1925 


[PART II — Sec. 3 (1)] 


(12 ) 


The Departmental Officer in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointmentby 
promotion , 
(Period of Deputation / Contract including period 
of Deputation / Contract in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appointment in 
the same or some other organization /department 
of the Central Goveniment, shall ordinarily not 
exceed five years . The maximum age limit for 
appointinent by deputation (including short term 
contract) shall be not exceeding fifty six years 
as on the closing date of the receipt of 
application ). 


( 2 ) 


3 . Senior Lecturer 

(Dermatology , 
Venereology and 
Leprosy ) 


01* (2002 ) 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


General Central Service 
Group ‘ A ’Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 14 ,300 -400 - 15,900 -450 
18 , 150 / 
plus Non -practicing 
Allowance 


lele 


Not applicable 


Not exceeding fifty years . 
(Relaxable for Government servants upto five years 
in accordance with the instructionsor orders issued 
by the Central Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shallbe the closing date for receipt of applications 
froin candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram ,Manipur, Nagaland, 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub -division of Chamba district ofHimachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


( 10 ) 


Not applicable 


One year 


Direct recruitment 


Essential ; 
(D) A basic University or cquivalent 

qualification included in any one 
of thc Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 (102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 
Medical Register ; 


[ 11 


- 9 , 5 3 (1) ] 


2460 79199 : 418 22, 2003 / 07 1, 1925 


637 


(ü ) M . D . (Dermatology and Venereology )/ 

M .D . (Dermatology and Venereology and 
Leprosy ) M . D . (Dermatology )/M . D . 
(Dermatology including Venereology )/ 
M . D . (Dermatology including 
Venereology /Leprosy )/M .D . (Medicine ) 
with D . V . D . or D .D . from a recognized 

University / Institution or equivalent. 
(ii) Three year s teaching experience in the 

concerned speciality after acquiring 
postgraduate qualification as Lecturer / 
Registrar /Senior Resident / 
Demonstrator/ Tutor in a Recognized 

Medical College/ Teaching Institution . 
Note 1: 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
Tlie qualification (s) regarding experience is/ 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 


(12) 

(13) 

( 14 ) 
Not applicable 

Group ‘ A ’ Departmental 

Consultation with Union 
Promotion Committee ( for Public Service Commission 
considering confirmation ) : is necessary . 
1. Home Secretary , Chandigarh 

Administration Chairman 
2 . Secretary,Medical Education 

and Research , Chandigarh 

Administration Member 
3. Principal ,GovernmentMedical 

College and Hospital, 

Chandigarh - Member 
4 . Professor and Head of the 

concerned Department of 
GovernmentMedical College 
and Hospital, Chandigarh - Member 

No. V . 24011 /9 /2002-ME Desk - II 

S.K .MISHRA , Under Secy. 
a forei , 4 78 , 2003 
A1. Ch .f . 126.--- Tufa , faen to 375 309 GRU YG viene preina ES HIER RÖFIA 
महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक ( सामान्य शल्य चिकित्सा ), उपाचार्य ( सामान्य शल्य चिकित्सा ) और आचार्य ( सामान्य 
शल्य चिकित्सा ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


658 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003 /CHAITRA 1, 1925 


| PART II - - SEC . 3(i)] 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ 
प्राध्यापक ( सामान्य शल्य चिकित्सा ), उपाचार्य ( सामान्य शल्य चिकित्सा ) और आचार्य ( सामान्य शल्य चिकित्सा ) भर्ती नियम , 2002 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद - संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : -- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : - वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति :--- इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । . 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए सेवा में जोडे 
आधार पर आयु - सीमा 

गए वर्षों का 
चयन या 

फायदा अनु 
चयन - सह 

ज्ञेय है या नहीं 
ज्येष्ठता अथवा 

अचयन पद 
__ 1 2 3 4 
आचार्य 1 * साधारण 18600 -500 - लागू नहीं 50 वर्ष से अधिक नहीं 
( सामान्य ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 22100 रु. होता सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
शल्य * कार्यभार के समूह क और 

जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
चिकित्सा ) आधार पर राजपत्रित प्रैक्टिस 

5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
परिवर्तन किया अननु - बंदी भत्ता 

टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
जा सकता है । सचिवीय 

निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले 
के पांगी उपखंड , अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ।) 


4 


. 


[ भाग - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च22, 2003/ चैत्र 1, 1925 


659 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं 


10 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए एक वर्ष । 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 

और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम. एस. ( शल्य चिकित्सा)/ एम . 
एस. ( सामान्य शल्य चिकित्सा ) या समतुल्य । 
( iii ) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 
4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में 
उपाचार्य/ सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिपण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 
वांछनीय : - इनडैक्स मैडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम 
चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओंमें एक अनुसंधान प्रकाशन हो । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


- 


- 


11 


12 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 
जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 
i. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों /कानूनी निकायों/स्वशासी 
संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 

( ii ) जिन्होंने 16400 - 20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर 2 वर्षनियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 

के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
II. उपाचार्य ( सामान्य शल्य चिकित्सा ) की श्रेणी में ऐसे विभागीय 

अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्षनियमित सेवा की 
है , बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि . 
उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति 

द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , 


660 


THE GAZETTEOFINDIA : MARCH 22 , 2003 /CHAITRA1 , 1925 


[ PART II _ SEc. 3(i ] 


----..." 


-- 


-- 


- 


-- 


-- 


--- 


प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 


-" . 


-. 


-- 


- -- . 


-- 


- 


- 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा । 


-- 


- 


- 


14 


- 


- 


प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करना आवश्यक है । 


13 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1. गृह सचिव , चंडीगढ़ , प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान , चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
___ अस्पताल , चंडीगढ़ 

- सदस्य 


1 
उपाचार्य 
( सामान्य 
शल्य 
चिकित्सा ) 


2 3 4 5 

साधारण 16350 - 450 - योग्यता 
( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 18600 - द्वारा चयन 
* कार्यभार के समूह क 500 -- 
आधार पर राजपत्रित 20100 रु. 
परिवर्तन किया अननु और 
जा सकता है । सचिवीय प्रैक्टिस 

बंदी भत्ता 


50 वर्ष से अधिक नहीं । 
सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले 
के पांगी उपखंड , अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ।) 


10 


आयु: नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए एक वर्ष । 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 
और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एम. एस . ( शल्य चिकित्सा )/ एम. एस . 
( सामान्य शल्य चिकित्सा ) या समतुल्य । 
(iii ) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त 
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ ज्येष्ठ प्राध्यापक / 
प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 


[ भाग 1 - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 22 , 2003 / चैत्र 1, 1925 


661 


RAND 


- 


10 . .. 


टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 
वांछनीय : - इन्डैक्स मैडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार 
अनुसंधान प्रकाशन । 


11 


12 


50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर 

प्रोन्नति : ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक ( सामान्य शल्य चिकित्सा ) 
प्रतिनियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) । जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है । 
द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारों । 

प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 
50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 1. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों / कानूनी निकायों/ . 
संविदा भी है ) द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 

( क )(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 14, 300- 18, 300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों 
पर 2 वर्षनियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 

___ के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
पौषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, ओ प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठम/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 

____ 14 
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समितिः सीधी भर्ती करते समय और प्रतिनियुक्ति पर ( जिसके 
1. अध्यक्ष/ सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 

- अध्यक्ष अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) किसी 
2. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- सदस्य 

अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक 
3 . सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 
4 . प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोत्रति समिति : 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन 

. - अध्यक्ष 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 

अस्पताल , चंडीगढ़ 
4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष , 

सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 


13 


-- सदस्य 


649GI/ 2003 - 3 


662 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003/CHAITRA 1, 1925 


[ PART II SEc. 3(1)]] 


- 


__ 1 2 

5 
ज्येष्ठ प्राध्यापक 03 * साधारण 14,300 - 400- लागू नहीं 
( सामान्य ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 15, 900 - होता 
शल्य * कार्यभार के समूह क 450 
चिकित्सा ) आधार पर राजपत्रित 18, 150 रु . 

परिवर्तन किया अननु - और 
जा सकता है । सचिवीय प्रैक्टिस 

बंदी भत्ता 


50 वर्ष से अधिक नहीं । 
सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय , अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर , 
नागालैंड , त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले 
के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ।) 


लागू नहीं होता 


एक वर्ष 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूचियों में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 

और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. एस. ( शल्य चिकित्सा )। 
एम. एस. ( सामान्य शल्य चिकित्सा ) या समतुल्य । 
(iii ) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त 
सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/ रजिस्ट्रार / सीनियर 
रेजिडेंट/परिदर्शक/ टयूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव । 
टिप्पण 1 : - - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिपण्ण 2 : --- अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 


11 


12 


सीधी भर्ती 


लागू नहीं होता 


13 


14 
प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करना आवश्यक है । 


पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान , चंडीगढ़ प्रशासन – सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल , चंडीगढ़ 

-- सदस्य 
4 . संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, 

सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 


[ सं. V-24011/9/ 2002 - एम ई डेस्क II ] 

एस . के . मिश्रा, अवर सचिव 


[ 471 II - Q S 3 1) ] 


ARGT GTVT : 78 22, 2003 / 91, 1925 


663 


MVN 


New Delhi, the 4th March , 2003 
G . S .R 126 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makcs the following rules regulating the method ofrecruitment to the post of Senior Lecturers (General Surgery ). 
Reader (General Surgery), and Professors (General Surgery ), in the GovernmentMedical College and Hospital , Chandigarh , 
namely : 

1. Short title and commencement. -- 1) These rules may be called the GovernmentMedical College and Hospital, 
Chandigarh , Senior Lecturers (General Surgery ), Reader (General Surgery ) and Professors (General Surgery ), Rules , 2003 . 

(2 ) They shall come into force as the date oftheir publication in the Official Gazette . 

2. Number of posts , classification and scale ofpay. — The number of the said post , its classification and the scale 
of pay attached thereto shall be as specified in column (2 ) to (4 ) of the said Schedule . 

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc .--- Themethod of recruitment, age limit, qualifications 
and othermatters relating to the said posts shall be as specified in column (5 ) to (14) of the said Schedule. 

4. Disqualification . — No person ,--- 

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 

6 ) who , having a spouse living , has entred into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Govemment may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the inarriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 

5. Power to relax. — Where the CentralGovemmentis of the opinion that it isnecessary or expedient so to do, it 
may, by order , for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any 
of the provisionsof these rules with respect to any class or category of persons. 

6 . Savings. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes , Ex -servicenien and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this 
regard . 

SCHEDULE 


Name of post 


Number of post 


Scale of pay 


1. Professor 

(General 
Surgery ) 


01 * (2002 ) 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


Classification 

(3) 
General Central Service 
Group A Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 18,600 -500 -22, 100 / 
PLUS Non -practicing 
Allowance 


Age limit for direct recruits 


. 


Whether selection by merit 
or selection -cum -seniority 
or Non - selection post 


Whether benefit of added year s of 
Service admissible under rule 30 
of the Central Civil Services 
(Pension ) Rules, 1972 


Notapplicable 


Yes. 


Not exceeding fifty years , 
(Relaxable for Governmentservants upto five year s 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India ( and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , . . 


664 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22 , 2003/ CHAITRA 1, 1925 


PART IL- ŞEC 3(1)] 


NCS 


Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub -division of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether age and Period of 
educational qualifica - probation if any 
tions prescribed for 
direct recruits will 
apply in the case of 
promotees 


Method of recruitment 
whether by direct 
recruitmentor by pro 
motion or by 
deputation /absorption 
and percentage of tire 
posts to be filled 
by various methods 


ML 


(9 ) 
Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica - recruits . 
tions : Yes 


Promotion /deputation 
(including short term 
, contract) failing which 
by direct recruitment, 


Essential : 
(i) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Sclicdules to the Indian 
Medical Council Act , 1956 ( 102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State MedicalRegister or Indian 

Medical Register; 
(i ) M . S. (Surgery )/M .S. (General Surgery ) 

from a recognized University / Institution 

or equivalent. 
( iii ) Ten year s experience in the profession 

after acquiring postgraduate 
qualification , out of whicii four year s 
should be as Reader/Associate 
Professor in a Recognized Medical 

College/ Teaching Institution . 
Note 1 ; 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
llie Union Public Service Commission in case 
ofcandidates otherwise weil qualified . 
Note 2 : 
The qualification (s) regarding experience is/ 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Cominission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castcs 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
Selection the Union Public Service Commission 
is of tlic opinion that sufiicient number of 
cunktides ! rom these communities possessing 
iho G o ience are not likely to be 
walalle olul : ) posts reserved for them . 
Desirable ; 
Minim lour Research Publications indexed 
in Index Mcdicus/National Journals and onc 
Rescarch Publication in literational Journals. 


- 


( m 11 - 045 3 (1) ] 


4738 1997 : R 22, 2003 / 91, 1925 


665 


In case of recruitment by promotion /deputation 
absorption , grades from which promotion / 
deputation /absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committee exists, what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission to be consulted 
in making recruitment 

(14 ) 
Consultation with Union 
Public Service Commission 
is necessary on each 
occasion , 


( 13) : 
Group A Departmental 
Promotion Committee ( for 
considering confirmation ) : 
1.HomeSecretary , Chandigarh 

Administration Chairman 
2. Secretary, Medical Education 

and Research , Chandigarh 

Administration Member 
3. Principal ,Government Medical 

College and Hospital, 
Chandigarh - Member 


(12 ) 
Promotion /Deputation ( including Short-term 
Contract) 
1. Officers of the Central/State Governments / 

Union Territories/Statutory Bodies/ Auto 
nomous Organizations/Research Institu 
tions : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 
basis 

OR 
( ii ) with two years regular service in 
posts in the scale of pay of Rs. 16400 

20000 / - or equivalent; and 
(b ) possessing the educational and other 

qualifications prescribed for direct 

recruits under column (8 ). 
II. The Departmental Officer in the grade of Reader 

(General Surgery ) with two years regular service 
in the grade will also be considered alongwith 
outsiders and in case he /she is selected for 
appointment to the post, the same shall be 
deemed to have been filled bypromotion . 

The Departmental Officer in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointmentby 
promotion 
(Period ofDeputation / Contract includingperiod 
ofDeputation / Contract in another ex -cadre post 
lield immediately preceding this appointment in 
the same or some other organization /department 
of the Central Government, shall ordinarily not 
exceed five years . The maximum age limit for 
appointment by deputation ( including short term 
contract) shallbe not exceeding fifty six year s 
as on the closing date of the receipt of 
application ). 


2 . Reader 

(General 
Surgery ) 


02 * (2002) . 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


General Central Service 
Group A Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 16 ,350 -450 - 18 ,600 -500 
20 ,100% - PLUS 
Non -practicing 
allowance 


666 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003/ CHAITRA 1, 1925 


[Part II — Sec . 3 (1)] 


Selection by merit 


Yes. 


Not exceeding fifty years . 
(Relaxable for Government servants upto five year s 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government). 
Note : The crucial date fordetermining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub - division of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andainan and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


(9 ) 

( 10 ) 
Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica- recruits 
tions : Yes 


(11) 
50 % Promotion , failing 
which by deputation 
( including short term : 
contract) fajling both 
by direct recruitment. 


50 % deputation 
(including short -term 
contract) failing which 
by direct recruitment. 


Essential : 
(i) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 
( 102 of 1956 ) and must be registered 
in a State Medical Register or Indian 

Medical Register; 
(ü ) M . S . (Surgery )/M . S . (General Surgery ) 

from a recognized University/ Institution 

or equivalent 
( ii ) Five year s teaching experience in the 

concenied speciality after acquiring 
postgraduate qualification as. Assistant 
Professor/Senior Lecturcr/Lecturer in a 
Recognized Medical College/ Teaching 

Institution , 
Nate 1 : 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The qualification (s ) regarding experience is / 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidatesbelonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
sclection , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 
Desirable : 
Minimum four Research Publications indexed 
in Index Mcdicus/National Journals . 


[ * I - US 3 (1) ] 


420 7 


47 : 22, 2003 / 21, 1925 


667 


M 


( 12 ) 
Promotion : Senior Lecturer (General Surgery ) 
with two year s regular service in the grade. 
Deputation (including Short- term Contract) : 


( 13) 
Group A Departmental 
Promotion Committee ( for 
considering Promotion ) : 
1. Chairman /Member , 

Union Public Service 

Commission - Chairman 
2. Home Secretary, Chandigarh 

Administration - Member 
3 . Secretary , Medical Education 

and Research , Chandigarh 

Administration Member 
4 . Principal, GovernmentMedical 

College and Hospital, 
Chandigarh - Member 


(14) 
Consultation with Union 
Public Service Commission 
is necessary whilemaking 
direct recruitment and 
appointing an officer on 
deputation ( including 
short -term contract). 


Officers of the Central/State Governments / 
Union Territories/ Statutory Bodies/ Auto 
nomous Organizations/Research Institu 
tions : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 
basis 

OR 
( ii )with two year s regular service in 
posts in the scale of pay of Rs. 14300 — 

18300 /- or equivalent; and 
(b ) possessing the educational and other 

qualifications prescribed for direct 
recniits under column (8 ) . 


The Departmental Officer in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointment by 
promotion . 


(Period of Deputation / Contract including period 
of Deputation / Contract in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appointment in 
the same.or some other organization /department 
of the Central Government, shall ordinarily not 
exceed five years . The maximum age limit for 
appointment by deputation ( including short term 
contract ) shall be not exceeding fifty six year s 
as on the closing date of the receipt of 
applications ) 


3 . Senior Lecturer 

(General 
Surgery) 


03* . 
(2002) 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


General Central Service 
Group A Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 14 , 300 -400 - 15 ,900 - 450 
18 ,150 / 
PLUS Non -practicing 
allowance 


(5) 
Not applicable 


- 


No 


Not exceeding fifty years . 
(Relaxable for Government servants upto five years 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 


668 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22 , 2003 /CHAITRA 1, 1925 


[PART II — Sec . 3(1)] 


(6 ) 


prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh ,Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub - division of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


(10) 


(1 ) 
Direct recruitment 


Not applicable 


One year 


Essential : 
(1) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 
of 1956 ) and must be registered in 
a StateMedicalRegister or Indian 

Medical Register ; 
(1 ) M . S. (Surgery )/M .S . (General Surgery ) 

from a recognized University /Institution 

or equivalent. 
( ii) Three year s teaching experience in the 

concerned speciality after acquiring 
postgraduate qualification as Lecturer/ 
Registrar / Senior Residenti 
Demonstrator /Tutor in a Recognized 

Medical College/ Teaching Institution . 
Note 1 : 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The qualification (s ) regarding experience is / 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 


( 13 ) 


(12) 
Not applicable 


Group A Departmental 
Promotion Committee ( for 
considering confirmation ) : 
1. Home Secretary , Chandigarh 

Administration Chairman 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
is necessary . 


. 


[ भाग 


-- खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 22, 2003/ चैत्र 1, 1925 


669 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(13 ) 


2. Secretary , MedicalEducation 

and Research , Chandigarh 
. Administration---- Member 
3. Principal , Goverminent Medical 

College and Hospital, 

Chandigarh - Member 
4 . Professor and Head of the 

concerned Department of 
GovernmentMedical College 
and Hospital , Chandigarh - Member 


No. V . 24011/9/ 2002- MEDesk -II ] 

S .K . MISHRA ,Under Secy. 


नई दिल्ली, 4 मार्च, 2003 


सा . का .नि . 127 . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान 
महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक ( सामान्य आयुर्विज्ञान ), उपाचार्य ( सामान्य आयुर्विज्ञान ) और आचार्य ( सामान्य आयुर्विज्ञान ) 
के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ 
प्राध्यापक ( सामान्य आयुर्विज्ञान ), उपाचार्य ( सामान्य आयुर्विज्ञान ) और आचार्य ( सामान्य आयुर्विज्ञान ) भर्ती नियम , 2002 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. पद - संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


3. भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


4. निरर्हता : - वह व्यक्ति 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछछे वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


649GI/ 2003 - 4 


670 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003/CHAITRÁ 1, 1925 


[ PART II - SEc . 3(i)] 


अनुसूची 


सेवा में जोड़े 
गए वर्षों का 
फायदा अनु 
ज्ञेय है या नहीं 


5 


पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

आधार पर आयु- सीमा 
चयन या 
चयन - सह 
ज्येष्ठता अथवा 

अचयम पद 
2 

3 4 
आचार्य 1 * साधारण 18600 - 500 - लागू नहीं 50 वर्ष से अधिक नहीं 
( सामान्य ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 22100 रु. होता । सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
आयुर्विज्ञान ) * कार्यभार के समूह क और 

जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
आधार पर राजपत्रित प्रैक्टिस 

5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
परिवर्तन किया अननु - बंदी भत्ता 

टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
जा सकता है । सचिवीय 

निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले 
के पांगी उपखंड , अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ।) 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


परिवीक्षा की अवधि, 
यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं । 


9 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


10 
सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए एक वर्ष । 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , 1956 
( 1956 का 102 ) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय 
या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय 
आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एम . डी . ( आयुर्विज्ञान )/ एम . डी . 
( सामान्य आयुर्विज्ञान ) या समतुल्य । 
( iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 
4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में 
उपाचार्य/ सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए । 
टिप्पण 1 : -- अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिपण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च22 , 2003 / चैत्र 1, 1925 


671 


आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । . 
वांछनीय : - इनडैक्स मैडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम 
चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो । 


प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की 
प्रतिशतता 

11 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 
जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है : 
I. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों/ कानूनी निकायों/ स्वशासी 
संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या । 

( ii ) जिन्होंने 16400 - 20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ ( 8 ) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले 

व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
उपाचार्य ( सामान्य आयुर्विज्ञान ) की श्रेणी में ऐसे विभागीय 
अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्षनियमित सेवा की 
है , बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि 
उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति 

द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


. 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्शकिया जाएगा 


13 


14 


प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करना आवश्यक है । 


पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन । 

- अध्यक्ष 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन – सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
____ अस्पताल, चंडीगढ़ 


6 


672 THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003 /CHAITRA 1, 1925 

[ PART II _ SEc. 3(i)] 
1 2 

3 4 
उपाचार्य 1 * 

साधारण 16350 - 450 - योग्यता 50 वर्ष से अधिक नहीं 
( सामान्य ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 18600 - द्वारा चयन सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
आयुर्विज्ञान ) * कार्यभार के समूह क 500 

जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
आधार पर राजपत्रित 20100 रु. 

5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
परिवर्तन किया अननु - और 

टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
जा सकता है । सचिवीय प्रैक्टिस 

निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
बंदी भत्ता 

प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले 
के पांगी उपखंड , अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ।) 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


10 
सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए एक वर्ष। 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 

और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. डी . ( आयुर्विज्ञान )/ एम . डी. 
( सामान्य आयुर्विज्ञान ) या समतुल्य । 
( iii ) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त 

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ ज्येष्ठ प्राध्यापक / 
प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की. यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 
वांछनीय : -- इनडैक्स मैडिक्स / राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम 
चार अनुसंधान प्रकाशन । 


11 
प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 
जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


12 
प्रोन्नति : जिन्होंने ज्येष्ठ प्राध्यापक ( सामान्य आयुर्विज्ञान ) की श्रेणी में 
दो वर्षनियमित सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति ( प्रतिनियुक्तिजिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा है ) : 
1. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों / कानूनी निकायों/ 
स्वशासी संगठनों / अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 14300 - 18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 
2 वर्ष नियमित सेवा की है ; और 


[ भाग 1 - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 22, 2003 / चैत्र 1, 1925 


673 


MP 


12 


( ख ) जिनके पास स्तंभ ( 8 ) के अधीन सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों , 

के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिएविचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 
[ प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।] 


13 


__ 14 
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति ः सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति पर (जिसके 
1. अध्यक्ष/ सदस्य संघ लोक सेवा आयोग 

- अध्यक्ष अन्तर्गत अल्पकालिक संविधा भी है ) पर 
2. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- सदस्य नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग 
3. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य से परामर्श करना आवश्यक है । 
4. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
__ अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1 . गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
___ अस्पताल , चंडीगढ़ 
4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, 

सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल , चंडीगढ़ 

- सदस्य 


- सदस्य 


___ 1 

2 3 4 

5 
ज्येष्ठ प्राध्यापक 02 * साधारण 14300- 400 - लागू नहीं 
( सामान्य ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 15900 - होता 
आयुर्विज्ञान ) * कार्यभार के समूह क 450 

आधार पर राजपत्रित 18150 रु. 
परिवर्तन किया अननु - और 
जा सकता है । सचिवीय प्रैक्टिस 

बंदी भत्ता 


50 वर्ष से अधिक नहीं , 
सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम , . 
मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर , 
नागालैंड , त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले 
के पांगी उपखंड , अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ।) 


674 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003 /CHAITRA I, 1925 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


लागू नहीं होता 


एक वर्ष 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूचियों में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 
और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
(ii )किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. डी . ( आयुर्विज्ञान )/ एम . डी . 
( सामान्य आयुर्विज्ञान ) या समतुल्य । 
(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त 
सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक / रजिस्ट्रार/ सीनियर 
रेजिडेंट/ परिदर्शक /टयूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 


11 


सीधी भर्ती द्वारा । 


लागू नहीं होता 


13 


14 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति : प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- अध्यक्ष करना आवश्यक है । 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 
4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष , 

सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल , चंडीगढ़ 

- सदस्य 

[ सं. V- 24011/9/ 2002 - एम ई डेस्क II ] 

एस . के . मिश्रा, अवर सचिव 
New Delhi, the 4th March , 2003 
G .S. R. 127. -- Inexerciseof the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules regulating the method ofrecruitment to the posts of Senior Lecturers (GeneralMedicine ), 
Reader (GeneralMedicine ), and Professors (General Medicine ), in the GovernmentMedical College and Hospital, Chandigarh , 
namely : 

1. Short title and commencement . - (1) These rulesmay be called the GovernmentMedical College and Hospital, 
Chandigarh , Senior Lecturers (GeneralMedicine),Reader (GeneralMedicine ) and Professors (GeneralMedicine), Rules, 
2003. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. Number of posts , classification and scale of pay . — The number of the said posts, its classification and the 
scale ofpay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules. 

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc . — The method of recruitment, age limit, qualifications 
and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5 ) to (14 ) of the said Schedule . 

4. Disqualification . - No person,--- 

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 
(b) who , having a spouse living, has entred into or contracted a marriage with any person, 


( 471 II - as 3 (i) ] 


419 


W 


: 22 , 2003 / 2 1, 1925 


675 


shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 

5 . Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may ,by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any 
of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons. 

6 . Savings. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex -servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time in this 
regard . 

SCHEDULE 
Nameofpost Number ofpost Classification 

Scale of pay 


1. Professor 

(General 
Medicine) 


01* (2002) 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


General Central Service 
Group ‘ A ’ Gazetted , 
Non -Ministerial 


Rs. 18,600 -500 - 22, 100 / 
PLUSNon -practicing 
Allowance 


Age limit for direct recruits 


Whether selection by merit 
orselection - cum -seniority 
or Non - selection post 


Whether benefit of added year s of 
Service admissible under rule 30 
of the Central Civil Services 
(Pension ) Rules , 1972 


Not applicable 


Yes . 


Not exceeding fifty year s. 
(Retaxable for Government servants upto five years 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government) . 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura, Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashnir State, Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub - division of Chamba district ofHimachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether age and Period of 
educational qualifica - probation if any 
tions prescribed for 
direct recruits will 
apply in the case of 
pronotees 


Method of recruitment 
whetherby direct 
recruitment or by pro 
motion or by 
deputation /absorption 
and percentage of the 
posts to be filled 
by various methods 

( 11) 
Promotion / deputation 
( including short-terni 
contract) failing which 
by direct recruitment. 


Essential : 
(i) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 


( 10 ) 
Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica - recruits 
tions : Yes 


676 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003 /CHAITRA 1, 1925 


(PART II - Sec. 3(1)] 


Medical Council Act, 1956 (102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 

MedicalRegister , 
(i ) M . D . (Medicine)/ M . D . (General 

Medicine ) from a recognized University / 

Institution or equivalent. 
(ii ) Ten year s experience in the profession 

after acquiring postgraduate 
qualification , out of which four year s 
should be as Reader /Associate 
Professor in a Recognized Medical 

College/Teaching Institution . 
Note 1 : 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
ofcandidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The qualification (s) regarding experience is / 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Cominission in the case of 
candidates bclonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 
Desirable : 
Minimun four Research Publications indexed 
in Index Medicus/National Journals and one 
Research Publication in Intemnational Journals . 


In case of recruitment by promotion /deputation 
absorption , grades from which promotion / 
deputation /absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committee exists, what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission to be consulted 
in making recruitment 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
is necessary on each 
occasion , 


( 12 ) 
Promotion /Deputation (including Short-term 
Contract ) 
I. Officers of the Central/State Governments / 

Union Territories/ Statutory Bodies/ Auto 
nomous Organizations/Research Institu 
tions : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 
basis 

CR 
(ii) with two years regular service in 
posts in the scale of pay of Rs. 16400 – 

20000 /- or equivalent; and 
(b ) possessing the educational and other 

qualifications prescribed for direct 
recruits under column (8 ) . 


(13 ) 
Group A Departmental 
Promotion Committee (for 
considering confirmation ) : 
1. Home Secretary , Chandigarh 

Administration Chairman 
2 . Secretary ,Medical Education 

and Research , Chandigarh 

Administration Member 
3 . Principal, GovernmentMedical 

College and Hospital , 
Chandigarh - Meniber 


677 


[ YTTI - US 3 (1) ] 

yra al 319 : 477 . 22 , 2003/ 21, 1925 

( 12 ) 
II. The Departmental Officer in the grade of Reader 

(General Medicine ) with two year s regular 
service in the grade will also be considered 
alongwith outsiders and in case he/ she is 
selected for appointment to the post, the same 
shall be deemed to have been filled by 
promotion 
The Departmental Officer in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointment by 
promotion 
(Period ofDeputation / Contract includingperiod 
of Deputation /Contract in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appointment in 
the same or some other organisation / 
department of the Central Government, shall 
ordinarily not exceed five year s. The 
maximuin age limit for appointment by deputation 
( including short term contract) shall be not 
exceeding fifty six years as on the closing date . 
of the receipt of applications ). 


2 


Reader 
(General 
Mcdicine) 


(2) 
01 * (2002) 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


General Central Service 
Group A Gazetted , 
Non -Ministerial 


Rs. 16 , 350 -450 - 18 ,600 - 500 
20 , 100 / 
plus Non -practicing 
Allowance 


Selection by merit 


Yes. 


Not exceeding fifty year s. 
(Relaxable for Government servants upto five year s 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh ,Mizoram ,Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jainmu and 
Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub -division of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islandsor Lakshadweep ) . 


Essential : 
(i) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 


( 10 ) 
Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica - recruits 
tions : Yes 


( 11) 
Promotion , failing 
which by deputation 
(including silont term 
contract) failing both 
by direct recruitment. 


649 G1/2003 — 5 


678 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003 /CHAITRA 1, 1925 


(PART IISec. 3(1)] 


of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 

Medical Register, 
(ü ) M . D . (Medicine)/M . D . (General Medicine) 

from a recognised University / Institution 

or equivalent. 
(iii) Five year s teaching experience in the 

concerned speciality after acquiring 
postgraduate qualification as Assistant 
Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a 
RecognisedMedical College /Teaching 
Institution . 


Note 1 : 


Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified . 


Note 2 : 


The qualification (s) regarding experience is/ 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes . If at any stage of 
selection , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 


Desirable : 


Minimuni four Research Publications indexed 
in Index Medicus National Journals . 


(13) 


( 14 ) 
Consultation with Union 
Public Service Commission 
is necessary while making 
direct recruitment and 
appointing an officer on 
deputation ( including 
short-term contract). 


( 12 ) 
Promotion : SeniorLecturer (General Medicine ) 
with two year s regular service in the grade. 
Deputation (including Short - term 
Contract) : 

Officers of the Central/State Governments/ 
Unjon Territories /Statutory Bodies /Auto 
nomous Organisations/Research Institu 
tions : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 

basis 

OR 
( ii ) with two year s regular service in 
posts in the scale of pay of Rs. 14300 – 

18300 or equivalent; and 
(b ) possessing the educational and other 

qualifications prescribed for direct 
recruits under column ( 8 ). 


Group ‘ A ’ Departmental 
Promotion Committee ( for 
considering promotion ) : 
1. Chairman Member , 
Union Public Service 

Commission - Chairman 
2. Home Secretary , Chandigarh 

Administration --- Member 
3 . Secretary , Medical Education 

and Research , Chandigarh 

Administration Member 
4 . Principal, GovernmentMedical 

College and Hospital, 
Chandigarh - Member 


Ill . . 


. . . . . 


. 


[ 40 ]I - Uus 3 (1) ] 


47727 


7949 : Href 22 , 2003 / 21, 1925 


( 12 ) 
The Departmental Officer in the feeder category 
who are in the direct line ofpromotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly, deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointment by 
promotion . 
(Period of Deputation / Contract including period 
of Deputation / Contract in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appointment in 
the same or some other organization /department 
of the Central Government, shall ordinarily not 
exceed five years . The maximum age limit for 
appointment by deputation ( including short 
term contract) shall be not exceeding fifty six 
year s as on the closing date of the receipt of 
applications). 


3. SeniorLecturer 

(General 
Mecicine) 


02 * (2002 ) 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


General Central Service 
Group A Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 14 ,300 -400 - 15 , 900 -450 
18 , 150 /- PLUS 
Non - practicing 
Allowance 


(5 ) 


Not applicable 


No 


Not exceeding fifty years. 
(Relaxable for Government servants upto five year s 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shallbe the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assan , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh ,Mizoram ,Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub -division of Chamba district ofHimachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


( 11 ) 


( 10 ) 
One year 


Not applicable 


Direct recruitment 


Essential : 
( ) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 

Medical Register; 
( ii) M . D . (Medicine)/M . D . (General 

Medicine) from a recognized University 
Institution or equivalent. 


680 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22, 2003/ CHAITRA 1, 1925 


(PART II Sec . 3 (1)] 


( ) Three year s teaching experience in the 

concerned speciality after acquiring 
postgraduate qualification as Lecturer/ 
Registrar / Senior Resident / 
Demonstrator/ Tutor in a Recognized 

Medical College/ Teaching Institution . 
Note 1: 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 ; 
The qualification (s) regarding experience is / 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient nuinber of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 


(12 ) 
Not applicable 


( 13 ) 
Group A Departmental 

Consultation with Union 
Promotion Committee (for Public Service Commission 
considering confirmation ) : is necessary . 
1. Home Secretary , Chandigarh 

Administration Chairman 
2 . Secretary, Medical Education 

and Research , Chandigarh 

Administration Member 
3. Principal ,GovermentMedical 

College and Hospital, 

Chandigarh --Member 
4 . Professor and Head of the 

concerned Department of 
GovermentMedical College 
and Hospital, Chandigarh - Member 

No. V - 24011/9 /2002 -ME Desk - IT 

S.K .MISHRA , Under Secy. 


75 format, 4 pref , 2003 
सा . का. नि . 128. .. राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान 
महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक ( न्याय आयुर्विज्ञान ), उपाचार्य ( न्याय आयुर्विज्ञान ) और आचार्य ( म्याय आयुर्विज्ञान ) के 
पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : - . 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ , ज्येष्ठ 
77714F (21 31518 ), 5YER ( R 34fe514 ) 34 36R (FR 3114f31a ) 61 624, 2002 È I 

(2 ) À 1943 Y* 1949 all arta yang 


[ भाग || -- खण्ड 3(6) ] भारत का राजपत्र : मार्च 22, 2003 / चैत्र 1 , 1925 

681 
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

____ 3. भर्ती की पद्धति , आयु -सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : - वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


__ परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण , आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


सेवा में जोड़े 
गए वर्षों का 
फायदा अनु 
ज्ञेय है या नहीं 


आचार्य 


7 * 


पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

आधार पर आयु- सीमा 
चयन या 
चयन - सह 

• 
ज्येष्ठता अथवा 

अचयन पद 
1 . 2 

साधारण 18600 -500 - लागू नहीं 50 वर्ष से अधिक नहीं 
( न्याय ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 22100 रु. होता सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
आयुर्विज्ञान ) * कार्यभार के समूह क और 

जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
आधार पर राजपत्रित प्रैक्टिस 

5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
परिवर्तन किया अननु - बंदी भत्ता 

टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने के लिए 
जा सकता है । सचिवीय 

निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले 
के पांगी उपखंड , अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों केलिए 
विहित की गई है ।) 


682 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003/CHAITRA 1, 1925 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


[ PART II - SEC. 3( 0 ] 
परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं । 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


10 . 
सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए एक वर्ष। 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 

और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम . डी . ( न्याय आयुर्विज्ञान ) या 

समतुल्य । 
(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 

4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था 
__ में उपाचार्य/ सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 
वांछनीय : -- इनडैक्स मैडिक्स / राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम 
चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता - 


प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


- 


प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 
जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 
I. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ कानूनी निकायों/स्वशासी 
संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 

(ii ) जिन्होंने 16400 - 20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ ( 8 ) के अधीन सीधेभर्ती किए जाने वाले 

व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
उपाचार्य ( न्याय आयुर्विज्ञान ) की श्रेणी में ऐसे विभागीय 
अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की 
है , बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि 
उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति 

द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
•प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 22, 2003 / चैत्र 1, 1925 


683 


( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


- 


- 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्शकिया जाएगा 

14 
प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करना आवश्यक है । 


13 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1. गृह सचिव , चंडीगढ़ , प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचिव , आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान , चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
___ अस्पताल, चंडीगढ़ 


- सदस्य 


- 


1 2 3 4 
उपाचार्य 1 * साधारण . 16350 - 450 - योग्यता 
( न्याय ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 18600 - द्वारा चयन 
आयुर्विज्ञान ) * कार्यभार के समूह क 500 

आधार पर राजपत्रित 20100 रु . 
परिवर्तन किया अननु - । और 
जा सकता है । सचिवीय प्रैक्टिस 

बंदी भत्ता 


50 वर्ष से अधिक नहीं 
सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले 
के पांगी उपखंड , अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है । ) 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां . 


10 
सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए एक वर्ष । 


8 
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 
और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम . डी . ( न्याय आयुर्विज्ञान ) या 
समतुल्य । 
(iii ) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त 
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक / 
प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव । 
टिप्पण 1 : – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 


684 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22 , 2003 /CHAITRA 1, 1925 


· 


| PART II ----SEC . 3 ( 1)] 


टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 
वांछनीय : - इनडैक्स मैडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम 
चार अनुसंधान प्रकाशन । 


11 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 
जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


. 


पदा 


... 12 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति ( प्रतिनियुक्ति जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 
संविदा है ) : 
I. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों/ कानूनी निकायों / 
स्वशासी संगठनों / अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 14300 - 18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ ( 8 ) के अधीन सीधे भर्तीकिए जाने वाले 

___ व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
II. उपाचार्य ( न्याय आयुर्विज्ञान ) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी 

पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य 
व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर 
नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया 

समझा जाएगा । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) । 


13 


14 


प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति करते समय 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक है । 


पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचिव , आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान , चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और - सदस्य 
____ अस्पताल, चंडीगढ़ 
4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष , 

सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल 

- सदस्य 


। 


685 


- 


- 


- 


. 


. . 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 22 , 2003/ चैत्र 1, 1925 

5 
ज्येष्ठ प्राध्यापक 01 * साधारण 14300 - 400 - लागू नहीं 50 वर्ष से अधिक नहीं । 
( न्याय ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 15900 होता सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
आयुर्विज्ञान ) * कार्यभार के समूह क 450 

जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
आधार पर राजपत्रित 18150 रु . 

5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
परिवर्तन किया अननु - और 

टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने के लिए 
. जा सकता है । सचिवीय प्रैक्टिस 

मिर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
बंदी भत्ता 

प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मैघालय , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले 
के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ।) 


10 


लागू नहीं होता 


एक वर्ष 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूची में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 
और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । . 
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एम. डी. ( आयुर्विज्ञान )/ एम. डी. 
( न्याय आयुर्विज्ञान ) या समतुल्य । 
( iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त 
सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापकारजिस्ट्रार/ सीनियर 
रेजिडेंट/ परिदर्शक /ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिपण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनकालए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 


11 


12 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता । 


13 


14 
प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करना आवश्यक है । 


पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1 . गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान , चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
____ अस्पताल, चंडीगढ़ 

- - सदस्य 
4 . संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, 
सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 


[ सं . V - 24011 / 9/ 2002 - एम ई डेस्क II ] 

एस . के . मिश्रा, अवर सचिव 


649 G1/2003 - 6 


686 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003 /CHAITRA 1, 1925 


(PART II — SEC. 3 (1)] 


New Delhi, the 4th March , 2003 
G . S . R 128 .- - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
herebymakes the following rules regulating the method ofrecruitment to the post of Senior Lecturers (Forensic Medicine ), 
Reader (Forensic Medicine ), and Professor (Forensic Medicine ), in the Goveriment Medical College and Hospital, 
Chandigarh , namely : 

1. Short title and commencement (1) These rules may be called the GovernmentMedical College and Hospital, 
Chandigarh , Senior Lecturers (Forensic Medicine ), Reader (Forensic Medicine ) and Professors (Forensic Medicine ), Rules, 
2003. 

(2) They shall comeinto force as the date of their publication in the Official Gazette. 

2. Number of posts, classification and scale of pay . - The number of the said posts , their classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the said Schedule annexed to these rules. 

3. Method of recruitment, age limit , qualifications etc. — The method of recruitment, age limit, qualifications 
and other matters relating to the said posts shall be as specified in coluthns (5 ) to ( 14 ) of the said Schedule . 

4 . Disqualification . No person , 

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 

b ) who , having a spouse living, has entred into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personallaw 
applicable to such person and the other party to themarriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operative of the rule. 

5. Power to relax . — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may by order, for reasons to be recorded in writing , and in consultation with the Union Public Service Commission relax any 
of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons. 

6 . Savings. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to bc provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex - servicemen and 
other special categories ofpersons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to time, in this 
regard . 

SCHEDULE 
Name of post Number of post Classification 

Scale of pay 


( 1) 


1. Professor 

( Forensic 
Medicine) 


01* (2002 ) 
* Subject to variation 
dependent on workload 


General Central Service 
Group A Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 18,600 -500 - 22, 100 / 
PLUS Non -practicing 
Allowance 


Age limit for direct recruits 


Wliether selection by merit 
or selection -cuin -seniority 
or Non - selection post 


Whether benefit of added years of 
Service admissible under rule 30 
of the Central Civil Services 
(Pension ) Rules, 1972 


Not applicable 


Yes 


Not exceeding fifty years . 
(Relaxable for Government servants upto five year s 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
froin candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh ,Mizoram ,Manipur, Nagaland, 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State, Lahaut and Spiti district and Pangi 
sub - division of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


[ 11 ]] - US 3(1) ] 


Hra 


1941 : H 


22, 2003 / 571, 1925 


687 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether age and Period of 
educational qualifica- probation if any 
tions prescribed for 
direct recruits will 
apply in the case of 
promotees 


Method of recruitment 
whether by direct 
recruitment or by pro 
motion or by 
deputation / absorption 
and percentage of the 
posts to be filled 
by various methods 

(11) 
Promotion /deputation 
( including short term 
contract) failing which 
by direct recruitment. 


(10 ) 
Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica - recruits 
tions : Yes 


Essential : 
(i) A basic University or equivalent 

qualification inciuded in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 

MedicaiRegister ; 
(i ) M . D . ( Forensic Medicine) from a 

recognized University/ Institution or 

equivalent. 
( iii) Ten year s experience in the profession 

after acquiring postgraduate 
qualification , out of which four year s 

should be as Reader / Associate 
· Professor in a Recognized Medical 

College/ Teaching Institution . 
Note 1 : 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise weli qualified . 
Note 2 : 
The qualification (s) regarding experience is/ 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 
Desirable : 
Minimuin four Research Publications indexed 
in Index Medicus National Journals and one 
Research Publication in International Journals . 


in case of recruitment by promotion /deputation 
absorption , grades from which proniotion / 
deputation /absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committee exists,what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission to be consulted 
in making recruitment 

(14) 
Consultation with Union 
Public Service Commission 


(13 ) 


( 12 ) 
Promotion /Deputation ( including Short- term 
Contract) 


Group A Departmental 
Promotion Committee ( for 


688 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22,2003/CHAITRA 1, 1925 


[PART II- SEC .3 (1)] 


(12 ) 


is necessary on each 
occasion . 


(13) 
considering confirmation ) : - 
1. Home Secretary , Chandigarh 

Administration Chairman 
2. Secretary , Medical Education 

and Research , Chandigarh 

Administration Member 
3 . Principal , Government Medical 

College and Hospital, 
Chandigarh - Member 


Officers of the Central/State Governments/ 
Union Territories/ Statutory Bodies / Auto 
nomous Organizations/Research Institu 
tions : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 
basis 

OR 
( ii ) with two years regular service in 
posts in the scale of pay of Rs. 16400 

20000 / - or equivalent; and 
(b ) possessing the educational and other 

qualifications prescribed for direct 

recniits under column (8 ). 
11. The Departmental Officer in the grade of Reader 

( Forensic Medicine ) with two years regular 
service in the grade will also be considered 
alongwith outsiders and in case he / she is 
selected forappointment to the post, the same 
shall be deemed to have been filled by 
promotion 
The Departmental Officer in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointment by 
promotion 
(Period of Deputation /Contact including period 
of Deputation / Contract in another ex - cadre post 
held immediately preceding this appointment in 
the same or some other organization /department 
of the Central Government, shall ordinarily not 
exceed five years ? The maximum age liniit for 
appointmentby deputation (including short term 
contract) shall be not exceeding fifty six year s 
as on the closing date of the receipt of 
applications). 


(3) 


2. Reader 

( Forensic 
Medicine) 


01 * (2002) 
* Subject to variation 
dependent on workload 


General Central Service 
Group A Gazetted , 
Non -Misterial 


Rs. 16,350 -450 - 18 ,600 -500 
20 , 100 / 
plus Non -practicing 
Allowance 


( ) 


Not applicable 


Yes . 


(6 ) 
Not exceeding fifty years. 
(Relaxable for Governmentservants upto five years 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt ofapplications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram ,Manipur, Nagaland , 


[ 471 11 - 05 3(1) ] 


HEC 


1999 : Te 22 , 2003/ # 1, 1925 


689 


w 


Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub -division of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islandsor Lakshadweep ). 


( 10 ) 
Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica - recruits 
tions : Yes 


( 11) 
Promotion /deputation 
which ( including short 
term contract ) failing 
both by direct 
recruitment 


Essential : 
(i) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 

MedicalRegister; 
(ii ) M . D . ( Forensic Medicine) from a 

recognized University / Institution 

or equivalent 
(ii) Five year s teaching experience in the 

concerned speciality after acquiring 
postgraduate qualification as Assistant 
Professor/Senior Lecturer /Lecturer in a 
Recognized Medical College /Teaching 

Institution . 
Note 1: 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified. 
Note 2 : 
The qualification ( s) regarding experience is / 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up theposts reserved for them . 
Desirable : 
Minimum four Research Publications indexed 
in Index Medicus/National Journals. 


(13) 


Group A Departmental 
Promotion Committee (for 
considering confirmation ) : 


Promotion /Deputation (including . 
Short-term contract) : 
1. Officers of Central/State Govemments / . : 
Union Territories /Statutory Bodies/Autonomous 
Organizations/Research Institutions : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
is necessary on each 
occasion . 


1. Home Secretary , Chandigarh 

Administration Chairman 


690 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22,2003/CHAITRA I, 1925 


(PART II— Sec . 3(1)] 


( 12 ) 


(13 ) 


2. Secretary , Medical Education 

and Research , Chandigarh 

Administration - Member 
3. Principal, Government Medical 

College and Hospital, 

Chandigarh - Member 
4 . Professor and Head of 

the concerned Department 
ofGovernment Medical 
College and Hospital, 
Chandigarh - Member 


OR 
( ii) with two years regular service in 

posts in the scale ofpay of Rs. 14300 – 

18300 /- or equivalent: and 
(b ) possessing the educational and other 

qualifications prescribed for direct 

recruits under column (8 ) . 
1 . The Departmental Officers in the grade of 

Senior Lecturer (Forensic Medicine ) with 
two years regular service in the grade will 
also be considered alongwith the outsiders 
and in case he /she is selected for appointment 
to the post, the same shall be deemed to have 
becn filled by promotion , 
The Departmental Officer in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointment by 
promotion 
(Period of Deputation / Contract including period 
of Deputation / Contract in another ex -cadre post 
lield immediately preceding tiis appointnient in 
the same or some other organization /departnient 
of the CentralGovemment, shall ordinarily not 
c.xceed five years . Themaximnuin age limit for 
Ippointmentby dcputation (including short terin 
contract) shall be not exceeding fifty six year s 
us on the closing date of the receipt of 
applications). 


(2 ) 


3. Senior Lecturer 

( Forensic 
Medicine) 


01* (20x ) 2) 
* Subject to variation 
dependent on workload 


General Central Service 
Group A Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 14 , 300 -400 - 15 ,90-450 
18 , 150 /- PLUS 
Non -practicing 
Allowance 


Not applicabic 


No 


Not exceeding fifty ycars. 
(Relaxable for Government servants upto five years 
in accordance with the instructionsor orders issued 
by the CentralGoverninent). 
Note : The crucial date fordetermining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
froin candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam . Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub - division of Cliamba district of Himachal Pradeshi , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshidweep ) . 


[ 0 ]I - UVE 3 (1) ] 


4ECT 21 1999 : 4722 , 2003/ # 1, 1925 


691 


( 10 ) 
One year 


One year 


- 


(11) 
Direct recruitment 


Direct 


Not applicable 


Essential : 
(1) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 (102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 

Medical Register ; 
(Ü ) M . D . (Forensic Medicine ) from a 

recognized University / Institution or 

equivalent 
( iii) Tlıree year s teaching experience 

in the concerned speciality after 
acquiring postgraduate qualification as 
Lecturer /Registrar/Senior Resident 
Demonstrator/ Tutor in a Recognized 

Medical College / Teaclung Institution . 
Note 1 : 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
Thic qualification ( s) regarding experience is/ 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection the Union Public Service Conmission 
is of the opinion that sufficient number of 
caudidates froni these comuniunities possessing 
ilie requisite experience are not likely to be 
available to fill up theposts reserved for them . 


( 14 ) 


( 12 ) 
Not applicable 


(13 ) 
Group ‘ A ’ Departmental 

Consultation with Union 
Promotion Committee ( for Public Service Commission 
considering confirmation ) : is necessary . 
1. Home Secretary, Chandigarh 

Administration Chairman 
2 . Secretary ,MedicalEducation 

and Research , Chandigarh 

Administration — Meniber 
3 . Principal, GovemmentMedical 

College and Hospital, 

Chandigarh - Member 
4 . Professor and Head of the 

concerned Department of 
GovernmentMedical College 
and Hospital, Chandigarh 

Member 

(No. V.-24011/9/ 2002-ME Desk - II] 

S .K . MISHRA ,Under Secy. 


692 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22 ; 2003 / CHAITRA 1, 1925 


. 


[PART II - SEC. 3(i)] 


%3 


- 3 


नई दिल्ली, 4 मार्च, 2003 
सा . का .नि . 129. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान 
महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में ज्येष्ठ प्राध्यापक ( कान, नाक, गला), उपाचार्य ( कान, नाक, गला ) और आचार्य ( कान , नाक, गला ) के 
पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, ज्येष्ठ 
प्राध्यापक ( कान , नाक, गला ), उपाचार्य ( कान, नाक , गला ) और आचार्य ( कान, नाक, गला ) भर्ती नियम, 2002 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगो जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4 . निरर्हता : - वह व्यक्ति , 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । . 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 

6. व्यावृत्ति :-- - इन नियमों की कोई बात , ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछछे वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 


सेवा में जोड़े 
गए वर्षों का 
फायदा अनु 
ज्ञेय है या नहीं 


पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

आधार पर आयु- सीमा 
चयन या 
चयन - सह 
ज्येष्ठता अथवा 

अचयन पद 
1 2 3 4 

5 
आचार्य 1 * 

साधारण 18600 - 500 - लागू नहीं 50 वर्ष से अधिक नहीं 
( कान, नाक , ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 22100 रु . होता सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
गला ) * कार्यभार के समूह क और 

जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
आधार पर राजपत्रित प्रैक्टिस 

5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
परिवर्तन किया अननु - बंदी भत्ता 

टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
जा सकता है । सचिवीय 

निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले 
के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों केलिए 
विहित की गई है ।) 


693 


.. 


. . . . 


. . 


. 


[ भाग 1 - खण्ड 3(1) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 22 , 2003 / चैत्र 1, 1925 
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले 

व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , 
यदि कोई हो 


१ 


10 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए एक वर्ष । 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) ___ आयु: नहीं 
की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता शैक्षिक अर्हताएं : हां 
और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
( ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. एस . ( कर्ण, नासा, कंठ) या 
समतुल्य । 
(iii ) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 16 वर्ष का अनुभव जिसमें 
4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय /शिक्षण संस्था में 
उपाचार्य/ सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्थित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्ण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 
वांछनीय : - इनडैक्स मैडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम 
चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो । 


. . 


. . .ANI 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / अमिलन प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भी की दशा में वे श्रेणियां 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता जिनसे प्रोत्रति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा । 
11 

12 
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 
जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 

1. केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ कानूनी निकायों/ स्वशासी 
संगठनों / अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 

( ii ) जिन्होंने 16400 - 20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले 

पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ ( 8 ) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले 

व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं है । 
II . उपाचार्य ( कान, नाक , गला ) की श्रेणी में ऐसे विभागीय 

अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की 
है , बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि 
उसका पद पर नियुक्ति के लिए नयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति 

द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी , जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिएविचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 


649GI/ 2003 - 7 


(694 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22, 2003 / CHAITRA1, 1925 . 


[ PART II - SEC . 3(1) 


12 


( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


14 


प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करना आवश्यक है । 


13 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचिव , आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान , चंडीगढ़ प्रशासन – सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 


- 


- 


1 2 3 4 
उपाचार्य 1 * साधारण 16350 -450 - लागू नहीं 
( नाक , कान, ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 18600 - होता 
गला ) * कार्यभार के समूह क 500 

आधार पर राजपत्रित 20100 रु. 
परिवर्तन किया अननु - और 
जा सकता है । सचिवीय प्रैक्टिस 

बंदी भत्ता 


50 वर्ष से अधिक नहीं 
सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , 
मागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले 
के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है । ) 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


10 
सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए एक वर्ष । 


आवश्यक : ( i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 
और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
( ii )किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एम. एस. ( कर्ण, नासा, कंठ ) या 
समतुल्य । 
(ii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त 
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ ज्येष्ठ प्राध्यापक 
प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव । 
टिप्पण 1 : -- अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 


[ भाग 


- खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 22, 2003/ चैत्र 1, 1925 


695 


+ 


टिण्ण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 
वांछनीय : - इन्डैक्स मैडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओंमें अनुक्रमांकित कम से कम चार 
अनुसंधान प्रकाशन । 


min 


. 


12 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) 
जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति ( प्रतिनियुक्ति जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) : 
I. केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों / कानूनी निकायों / 
स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) ( i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 14300 - 18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 
2 वर्ष नियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ ( 8 ) के अधीन सीधे भर्तीकिए जाने वाले 

व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं है । 
II. उपाचार्य ( कान, नाक, गला ) की श्रेणी में ऐसे विभागीय 

अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्षनियमित सेवा की 
है , बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि 
उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति 

द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी 
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने 
के पात्र नहीं होंगे । 
[ प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया 3 वर्ष । 
अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक 
संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


AN 


. . 


mom 


. 


13 


14 


प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति करते समय 
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक है । 


पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़, प्रशासन 

--- अध्यक्ष 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
___ अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 
4 . संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, 

सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 


- - 


(696 THEGAZETTE OF INDIA ;MARCH 22, 2003 /CHAITRA 1, 1925 

[ PART IIL SEC. 3(i)] 
1 2 3 4 
ज्येष्ठ प्राध्यापक 01 * साधारण 14300 - 400 - लागू नहीं 50 वर्ष से अधिक नहीं । 
( कान, नाक , ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 15900 - होता सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
गला) * कार्यभार के समूह क 450 -- 

जारी किए गए अपुदेशों या आदेशों के अनुसार 
आधार पर राजपत्रित 18150 रु. 

5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
परिवर्तन किया अननु - और 

टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
जा सकता है । सचिवीय प्रैक्टिस 

निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
बंदी भत्ता 

प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( म कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जामू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश के 
लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले 
के पांगी उपखंड , अंदमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ।) 


10 


लागू नहीं होता 


एक वर्ष 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूचियों में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता 

और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में 
रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम . एस. ( कर्ण, नासा, कंठ ) या 
समतुल्य । 
( iii ) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त 
सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापकारजिस्ट्रार/ सीनियर 
रेजिडेंट/ परिदर्शक / ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
संभावना नहीं है । 


11 
सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


पन्स 


. . 


13 


प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करना आवश्यक है । 


( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय 
प्रोन्नति समिति ) : 
1. गृह सचिव , चंडीगढ़ , प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचित्र, आयर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल , चंडीगढ़ 

- सदस्य 
· 4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, 

सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 


[ सं. V -24011/9/2002 - एम ई डेस्क II ] 

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव 


( * II - 905 3 (1) ] 


479 


799 : 4722, 2003 /# 1, 1925 


697 


New Delhi, the 4th March , 2003 
G . S. R . 129 . - - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Lecturers (E . N . T .), Reader 
(E .N .T .), and Professors (E . N . T .), in the GovernmentMedical College and Hospital , Chandigarh ,namely - 

1. Short title and commencement ( 1) These rules may be called the GovernmentMedical College and Hospital , 
Chandigarh, Senior Lecturers (E .N . T.), Reader (E .N .T.) and Professors (E.N .T.), Rules, 2003. 

(2 ) They shall come into force as the date of their publication in the Official Gazette . 

2. Number of post, classification and scale of pay. — The number of said post, its classification and the scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules . 

3. Method of recruitment, age limit , qualifications etc. -- Themethod of recruitment, age limit, qualifications 
and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5 ) to ( 14 ) of the said Schedule . 

4 . Disqualification - -No person ,- : 

@) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living , or 

(b ) who having a spouse living, has entred into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operative of the rule . 

5 . Power to relax . — Where the CentralGovemment is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may ,by order, for reasons to be recorded in writing , and in consultation with the Union Public Service Commission , relax 
any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

6 . Savings. - -Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex -servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this 
regard . 

SCHEDULE 
Nanie of post Number ofpost Classification 

Scale ofpay 
(1) 

(3 ) 
1 Professor 01* ( 2002) 

GeneralCentralService Rs. 18 ,600 -500 -22 ,100 
(E .N .T.) 

* Subject to variation Group A Gazetted PLUS Non - practicing 
dependent on workload . Non -Ministerial 

Allowance 


Age limit for direct recruits 


Whether selection by merit 
or selection -cuni-seniority 
or Non -selection post 


Whether benefit of added years of 
Service admissible under rule 30 
of the Central Civil Services 
(Pension ) Rules, 1972 


(6 ) 


Not applicable 


Yes 


Not exceeding fifty years. 
(Relaxable for Governmentservants upto five year s 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh ,Mizoram ,Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub -division of Chamba district ofHimachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 


698 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22 , 2003/ CHAITRA 1, 1925 


[PART II Sec. 3 (1)] 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Whether age and Period of 
educational qualifica - probation if any 
tions prescribed for 
direct recruits will 
apply in the case of 
proniotées 


Method of recruitment 
whether by direct 
recruitment or by pro 
niotion orby 
deputation /ahsorption 
and percentage of the 
posts to be filled 
by various methods 


(8 ) 


(11) 


LLLLLLLL 


(9) 

10 
Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica - recruits 
tions : Yes 


Promotion /deputation 
( including short term 
contract) failing which 
by direct recruitment. 


Essential : 
(1) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 (102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State MedicalRegister or Indian 
MedicalRegister, 


(i ) M . S . (Oto -Rhino Laryngology ) from a 

recognized University /Institution or 
equivalent 


(ii) Ten year s experience in the profession 

after acquiring postgraduate 
qualification , out of whiclı four year s 
should be as Reader/Associate 
Professor in a Recognized Medical 
College/ Teaching Institution , 


Note 1 : 


Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Ujuon Public Service Comunission in case 
of candidates otherwise well qualified . 


Note 2 : 


The qualification (s ) regarding experience is / 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
carididates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 


Desirable : 


Mininium four Research Publications indexed 
in Index Medicus National Journals and one 
Research Publication in International Journals. 


( 471 II - US 3 (i) ] 


ATITI 774999 : FR 22, 2003 / 07 1, 1925 


699 


In case of recruitment by promotion /deputation / 
absorption , grades from which promotion / 
deputation / absorption to be made 


If a Departmental Promotion 
Committee exists , what is its 
coniposiſion 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission to be consulted 
in making recruitment 


Consultation with Unioni 
Public Service Comunission 
is nccessary on eachi 
occasion . 


(13 ) 
Group A Departmental 
Promotion Committee (for 
considering confirmation ) : 
1. Honie Secretary , Chandigarh 

Adininistration - Chaimian 
2 . Secretary, Medical Education 

and Research , Chandigarh 

Administration - -Meinber 
3 . Principal, GovernmentMedical 

College and Hospital, 
Chandigarh - Member 


( 12 ) 
Promation / Deputation ( including Short -term 
Contract ) : 
1. Officers of the Central/State Governments / 

Union Territories /Statutory Bodies/Auto 
nomous Organizations/Research Institu 
tionis : 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 

basis 

OR 
( ii ) with two years regular service in 
posts in the scale of pay of Rs. 16400 -- 

20000 / - or equivalent; and 
(b ) possessing the educational and other 

qualifications prescribed for direct 

recruits under column (8 ). 
II. The Departmental Officer in the grade ofReader 

( ENT) with two years regular service in the 
grade will also be considered alongwith 
outsiders and in case he/she is selected for 
appointment to the post , the same shall be 
deemed to have been filled by promotion . 
The Departmental Officer in the feeder category 
who are in the direct lineofpromotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointmentby 
promotion . 
(Period of Deputation/ Contract including period 
ofDeputation /Contract in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appointment in 
the same or some other organization /department 
of the CentralGovemnent, shall ordinarily not 
cxceed five years . The maxinjum age limit for 
appointment by deputation (including short term 
contract) shall be not exceeding fifty six year s 
as on the closing date of the receipt of 
application ). 


2. Reader 

(ENT) 


01* (2002) 
* Subject to variation 
dependenton workload . 


General Central Service 
Group A Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 16350 -450 - 18 , 6X ) - 5 (X ). 
20 ,100 /- PLUS 
Non -practicing 
Allowance 


(5) 


Not applicable 


Yes 


Not exceeding fifty year s. 
(Relaxable for Govemment servants upto five years 
in accordance with the instructionsor orders issued 
by the Central Government). 


700 


THEGAZETTE OF INDIA :MARCH 22, 2003/CHAITRA 1- 1925 


(PART II 


SEC . 3(1)] 


Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assani, Meghalaya , 
Arunachal Pradesh ,Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub -division of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ) . 


M 


( 10 ) 
Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica - recruits : 
tions : Yes 


(11) 
Promotion deputation 
( including short term 
contract) failing which 
by direct recruitment. 


Essential : 
(1) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 

MedicalRegister ; 
( ii) M . S. (Oto -Rhino-Laryngology ) 

from a recognized University / 

Institution or equivalent. 
(ii) Five year s teaching experience in the 

concerned speciality after acquiring 
postgraduate qualification as Assistant 
Professor/Senior Lecturer /Lecturer in a 
Recognized Medical College/Teaching 

Institution . 
Note 1 : 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
ofcrudidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The qualification ( s) regarding experience is/ 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidatesbelonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection , the Union Public Service Conimission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 
Desirable : 
Minimum four Research Publications indexed 
in Index Medicus National Journals . 


(12 ) 
Promotion /Deputation (including Short 
term contract ) : 
I. Officers of the Central/State Governments/ 
Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous 


( 13) 
Group A Departmental 
Promotion Committee ( for 
considering confirmation ) : 


( 14 ) 
Consultation with Unjon 
Public Service Conumission 
is necessary on cachi 
occasion 


701 


[ YM 11 - O S 3 (1) ] 

241381 m 4 : 22 , 2003/ 871, 1925 
( 12) 

( 13 ) 
Organizations/Research Institutions : 

1. Home Secretary, Chandigarh 
(a ) (i) holding analogous posts on regular basis Administration Chairman 
QR 

2 . Secretary ,Medical Education 
(ü ) with two years regular service in 

and Research, Chandigarh 
posts in the scale of pay ofRs. 14300 - . Administration Member 
18300 /- or equivalent; and 

3 . Principal, GovermentMedical 
(b ) possessing the educational and other 

College and Hospital, 
qualifications prescribed for direct 

Chandigarh - Member 
recruits under column ( 8 ). 

4 . Professor and Head of 
I . The Departmental Officer in the grade of Senior the concerned Department 

Lecturer (ENT) with two years regular service of GovernmentMedical 
in the grade will also be considered alongwith College and Hospital, 
outsiders and in case he /she is selected for : Chandigarh - Member 
appointment to the post, the same shall be 
deemed to have been filled by promotion . 
The Departinental Officer in the feeder category 
wlio are in the direct line of promotion shall not 
be eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists shall not 
be eligible for consideration for appointment by 
promotion 
(Period of Deputation / Contract including period 
ofDeputation / Contract in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appointment in 
the same or some other organization /department 
of the Central Government, shall ordinarily not 
exceed five years . The maximum age limit for 
appointmentby deputation (including short term 
contract) shall be not exceeding fifty six year s 
as on the closing date of the receipt of 
applications). 


3. Senior Lecturer 

(ENT) 


01* (2002) 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


General Central Service 
Group A Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 14 ,300 -400 - 15 ,900 -450 
18 , 150 /- PLUS 
Non -practicing 
Allowance 


Not applicable 


No 


Not exceeding fifty year s. 
(Relaxable for Government servants upto five year s 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government). 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India ( and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti district and Pangi 
Sub -division of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands orLakshadweep ) . 


649 GI/ 2003 - 8 


702 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22 , 2003 /CHAITRA 1, 1925 


PART II - Sec . 3 (1)] 


( 10 ) 
One year 


( 11) 
Direct recruitment 


Not applicable 


Essential : 
(i) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of tlie Sclicdules to the Indian 
Medical Council Act , 1956 
( 102 of 1956 ) andmust be registered 
in a State MedicalRegister or Indian 

MedicalRegister; 
( ii) M . S. (Oto -Rhino - Laryngology ) from a 

recognized University /Institution or 

equivalent. 
( iii) Three year s 1caching experience 

in the concerned speciality after 
acquiring postgraduate qualification as 
Lecturer /Registrar/ Senior Resident/ 
Demonstrator/ Tutor in a Recognized 

Medical College/ Tcaching Institution . 
Note 1 : 
Qualificationsare relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The qualification (s ) regarding experience is 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidatesbclonging to the Scheduled Castes 
or ule Scheduled Tribes. If at any stage of 
sclcction , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from thicse coniunities possessing 
the requisitc experience are not likely to be 
available io fill up the posts reserved for them . 


(12 ) 
Not applicable 


(13 ) 
Group A Departmental 

Consultation with Union 
Promotion Committee ( for Public Service Commission 
considering confirmation ) : is necessary . 
1. Home Secretary, Chandigarh 

Administration Chairman 
2 . Secretary , Medical Education 

and Research , Chandigarh 

Administration - Member 
3 . Principal, GovernmentMedical 

College and Hospital , 

Chandigarh - Member 
4 . Professor and Head of the 

concerned Department of 
GovernmentMedical College 
and Hospital, Chandigarh -Member 

No. V . 24011/9 /2002 -ME Desk -II] 

S.K .MISHRA, Under Secy. 


[ भाग- -- खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 22, 2003 / चैत्र 1, 1925 


703 


P 


जल संसाधन मंत्रालय 

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2003 
सा . का .नि . 130 .---- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत 
आयोग ( जल स्कंध ) श्रेणी दो और तीन अराजपत्रित ( वैज्ञानिक ) पद की भर्ती नियम, 1971 को जहां तक उनका संबंध अनुसंधान सहायक 
( रसायन विज्ञान ) और अनुसंधान सहायक ( भौतिक विज्ञान ) पद से है , और केन्द्रीय जल आयोग ( अलिपिक वर्गीय समूह " ग " पद ) भर्ती नियम , 
1982 को जहां तक उनका संबंध अनुसंधान सहायक ( गणित ) पद से है ; उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया 
गया है या करने से लोप किया गया है , केन्द्रीय जल आयोग में अनुसंधान सहायक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग , समूह " ग " ( वैज्ञानिक पद ) भर्ती नियम, 2003 


है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 


3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा , और अन्य अर्हताएं और उनसे 
संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता :--- वह व्यक्ति , 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

____ 5. शिथिल करने की शक्ति : - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

. 6. व्यावृति : - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान 

चयन अथवा 

सेवा में जोड़े गए वर्षों का . 
अचयन पद 

फायदा सेवा ( पेंशन ) नियम , 
1972 के अधीन अनुज्ञेय 

है या नहीं 
- 1 

23 
अनुसंधान * 126( 2003 ) साधारण केन्द्रीय रु० 4500 - 125 - लागू नहीं होता 

लागू नहीं होता 
सहायक 

* कार्यभार के सेवा, समूह " ग ", 7000 रु. 
आधार पर अराजपत्रित 
परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


704 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 22, 2003/CHAITRA 1, 1925 


[ PART II - SEc . 3( ] 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए आयु 
सीमा 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए विहित आयु और शैक्षिक • 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा 
में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि यदि 
कोई हो 


10 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 
से विज्ञान में स्नातक डिग्री या 
समतुल्य । 


7 
20 - 27 वर्ष ( सरकारी सेवकों के 
लिए 40 वर्ष तक शिथिल की 
जा सकती है ) 
टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समय - समय पर यथा अधिसूचित 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / 
अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य 
प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती 


टिप्पण 2 : अनुसूचित जाति / 
अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों 
के लिए किसी अन्य आयु की 
शिथिलता के साथ संचयी रूप से 
शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 3 : आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम, मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, 
मिजारम, मणिपुर, नागालैन्ड, त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा 
जिले के पांगी उपखंड , अण्डमान और 
निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई 


रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
जाने वाली नियुक्ति की दशा में , 
आयु- सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख 
होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों 
से नाम भेजने के लिए कहा गया है । 


M 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


12 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


705 


[ भाग 1 - खण्ड 3(i) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 22, 2003 / चैत्र 1, 1925 
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
उसकी सरंचना 

आयोग से परामर्शकिया जाएगा । 
13 
विभागीय प्रोन्नति समिति में ( समूह ग अलिपिकीय ) 

लागू नहीं होता 
निम्नलिखित होंगे : 
1. निदेशक ( प्रशासन )/निदेशक (स्थापना )/ सचिव, 
केन्द्रीय जल आयोग 

- - अध्यक्ष 
2. निदेशक / अधीक्षक अभियन्ता , केन्द्रीय जल आयोग - सदस्य 
3. अवर सचिव, केन्द्रीय विद्युत अधिकरण 
4. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग 

- सदस्य 


- - सदस्य 


- 


[ संख्या 14 / 2003 / फाइल संख्या 35 /11/ 2000 - स्थापना एक ] 

अशोक झा , अवर सचिव ( ई ) 


MINISTRY OF WATER RESOURCES 


New Delhi, the 5th March , 2003 


G . S . R . 130 . - - In exercise of thepowers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in partial 
supersession of the Central Water and Power Commission (Water Wing) Class- II and Class - III , Non - gazetted ( Scientific ) 
posts , Recruitment Rules, 1971, in so far as they relate to the posts of Research Assistant (Chemistry) and Research 
Assistant (Physics) and the Central Water Commission , (Non -Ministerial Group C posts) Recruitment Rules, 1982 , in so 
far as they relate to the post of Research Assistant (Mathematics ), except as respects things done or omitted to be done 
before such partial supersession , the Presidenthereby makes the following rules regulating the method of recruitment to 
the post of Research Assistant in the Central Water Commission , namely : 

1. Shorttitle and commencement : - (1) Thesenules may becalled Central Water Commission, Group C ( Scientific 
posts ) Recruitment Rules , 2003 . 

(2) They shall comeinto force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . Number of posts , classification and scale of pay : The number of the posts , their classification and the scale 
of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules . 


3 .Method of recruitment, age limit and other qualifications : Themethod of recruitment to the said post, age 
limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule . 


4 . Disqualification :- No person , 
(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or 
(b ) Who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 


shall be eligible for appointment to the said post : 


Provided that the Central Governmentmay , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exemptany person 
from the operation of this rule. 


5 . Power to relax : — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may, by order, and for reasons to be recorded in writing,relax any of the provisions ofthese rules with respect to any class 
or category of persons. 


6 . Saving :- Nothing in these rules shall affect reservation , relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class , Ex-servicemen and other special 
categories of persons, in accordance with the order issued by the Government of India from time to time in this regard . 


706 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 22,2003/CHAITRA 1, 1925 


[PART II- SEC. 3 (1)] 


SCHEDULE 


Nameof 


Number of 
post 


Classification 


Scale of pay 


post 


Whether selection 
post or 
non - selection 


Whether benefit of added 
years of service is 
admissible under Central 
Civil Service (Pension ) 
Rules , 1972 


post 


2 


3 . 


6 


Not applicable 


Not applicable 


Research 
Assistant 


126 * 
( 2003 ) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on work 
load . 


General Central Rs. 4500 - 125 - 
Service, Group 7000 / 
C Non 
Gazetted , 
Non - nuinisterial 


Agclimit for direct 
recniits 


Educational and other quali- 
fications required fordirect 
recruits 


Period of probation , 
if any 


Whether age and educational 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in 
the case of promotees 


, 


9 


10 


. 


Not applicable 


Two years. 


20 - 27 Years 

Bachelor s Degree in Science 
(Relaxable for Government from a recognised University 
servants upto 40 years) or equivalent. 
Note 1 : Relaxable for the 
Scheduled Castes/ the Sclied 
uled Tribes/thc Other Back 
ward Classes and certain other 
categories as notified by the 
Central Goverinent from time 
to time. 
Note 2 : Relaxable cumulatively 
with any other age relaxatiori 
for the Scheduled Castes /the 
Scheduled Tribes/ the Other 
Backward Classes 
Note 3 : The crucial date for 
determining the age limit shall 
bc the closing date for receipt 
of applications from candidates 
in India (and not the closing 
date prescribed for those in 
Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of Jammu and 
Kashnur State . Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub -Divi 
sion of Chamba District of 
Hiinachal Pradesh , Andaman 
and Nicobar Island or 
Lakshadeep ). 


[ T1 II - GUE 3 (1) ] 


1767 


19 : 18 22, 2003 / 31, 1925 


707 


In respect of posts, the ap 
pointinents to which are made 
through Employment Ex 
change, the crucial date for 
determining the age limit, in 
cach case be the last date upto 
which the employment ex 
change is asked to submit the 
namnes . 


Method ofrecruitment :Whether by direct 
recruitmentor by promotion or by depu - 
tation /absorption and percentage of 
posts to be filled by various methods 


In case of recruitmentby promotion /deputation /absorption , grade from 
which promotion /deputation / absorption to be made 


11 


. 12 


By direct recruitment 


Not applicable 


Ifa Departinental Promotion Committee 
exists , what is its composition 


Circumstances in which Union Public Service Commission is to be con 
sulted in making recruitment 


13 


14 


Not applicable. 


Departmental Promotion Committee 
(Group C Non -ministerial) consisting of : 
1. Director (Administration )/Director 

(Establishment) Secretary , Central Water 
Commission 

Chairman 
2. Director/Superintending Engineer , Central 
Water Commission 

- -Member 


3 . Under Secretary , Central Electricity 
Allthority 

- Member 


4. Under Secretary, CentralWater 
Comunission 

-- -Member 


[No. 14 /2003 /F . No. 35 / 11/2000 - Estt . Il 

ASHOK JHA ,Under Secy. (E ) 


शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 

( presit facile fam ) 

( Parit 417 ) 
fareit, 11 RTE , 2003 


. 


. 


.... 


H .C .f . 131. 29 Haar ste farmi fare (fanfaa 7507 499 # fagen ) f141971, 1981 i farera 
2 ( एल ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्लास्टिक बाजार टीकरी कलां, दिल्ली में प्लाटों के आबंटन हेतु प्रभार्य वर्ष 2001 - 2002 के लिए पूर्व 
निर्धारित दरें एतद्द्वारा अधिसूचित की जाती हैं , जो इस प्रकार हैं : 


---..--- 


..-- 


- 


708 


___ THE GAZETTE OFINDIA: MARCH 22 , 2003 /CHAITRA1, 1925 


PART II - SEC . 3(1)] 


-..... 


- 


क्र . सं. उपयोग 


प्लाट का आकार 
( वर्ग मीटर ) 


दर प्रति वर्ग मीटर 
वर्ष 2001 - 2002 के लिए -- 
रुपये 


---..------ 


1. कम कारोबार 


25 - 53. 50 


5457. 81 


2. कम कारोबार 


124.00 


6547. 00 


__ कम कारोबार 


131. 75 


6547. 00 


__ भण्डारण गोदाम 


300.00 


6547 . 00 


5. हल्के उद्योग 


300. 00 


4094 .00 


6. हल्के उद्योग 


495 . 00 


4775. 00 


उपरोक्त दरों में प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल है । 


[ सं. जे.- 13036/ 36 / 2001 - डीडी1ए ] 

परमजीत सिंह, डेस्क अधिकारी 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENTAND POVERTY ALLEVIATION 


(Department of Urban Development) 


(Delhi Division ) 


New Delhi, the 1 Ith March , 2003 


G . S . R . 131. -- In exercise of the powers conferred by Rule 2 (i) of the Delhi Development Authority (Disposal of 
Developed Nazul Land ) Rules, 1981 , the Central Govermnment hereby notifies the pre- determined rates chargeable for 
allotment of plots in Plastic Bazar, Tikri Kalan , Delhi for the year 2001 - 2002 , as under : 


S . No . Use 


Area of plot 
(sq. mtr .) 


Rate per sq . mtr . for 
2001 - 2002 ( Rs.) 


25-53.50 


5457. 81 


1. Commercial Low. Tum over 
2 . Commercial Low Turn over 


124.00 


6547.00 


131. 75 


6547.00 


300. 00 


6547.00 


3. 
4. 
5. 
6. 


Commercial Low Tumover 
Ware Housing 
Light Industry 
Light Industry 


300. 00 


4094.00 


495. ) 


4775. 00 


The above rates are inclusive of Use and Occupation Charges. 


[ No . J- 13036/ 36/ 2001 - DD IA 


PARMJIT SINGH , Desk Officer 


· Printed hy the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


